रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , नवम्बर 20 , 2017 / कार्तिक 29 , 1939 
NEW DELHI, MONDAY , NOVEMBER 20 , 2017 /KARTIKA 29 , 1939 


सं . 3190 ] 
No. 3190 ] 


कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 नवम्बर, 2017 
का . आ . 3644 ( अ ). — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि , इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र की भूमि से 
कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ; 

और, उक्त अनुसूची में उल्लिखित भूमि के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेखांक संख्या सी -1(ई)/ ।/ एफएफ / 938- 0717, तारीख 
18 जुलाई, 2017 , का निरीक्षण, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( भूमि और राजस्व विभाग ), कोल इस्टेट , सिविल लाईन्स , नागपुर - 
440 001 ( महाराष्ट्र ) या मुख्य महाप्रबंधक ( खोज प्रभाग), केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड , गोंडवाना प्लेस , कांके 
रोड , रांची - 834 001 या कोयला नियत्रक , 1 , काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कोलकाता - 700 001 के कार्यालय में या जिला कलेक्टर , 
जिला बैतूल ( मध्य प्रदेश ) के कार्यालय में किया जा सकता है ; 

अत : अब केन्द्रीय सरकार , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की 
उपधारा ( 1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती 


( ii) 


उक्त अनुसूची में उल्लिखित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति - 
(i) संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उसके ऊपर किसी अधिकार के अर्जन पर आक्षेप कर सकेगा ; या 
( ii ) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप -धारा ( 3 ) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही से हुई या होने वाली संभावित किसी 

क्षति के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; अथवा 
उक्त अधिनियम की धारा (13) की उप -धारा ( 1 ) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने या उक्त अधिनियम 
की धारा 13 की उप -धारा ( 4) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के संबंध में प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे 
उक्त अधिनयम की धारा 13 की उपधारा ( 1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत् उपगत व्यय को 

उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों , चार्टी और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा । 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर , क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय , वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड , 
पाथाखेड़ा क्षेत्र , तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल , मध्य प्रदेश- 460449 या महाप्रबंधक , वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड , भूमि और 
राजस्व , कोल ईस्टेट, सिविल लाईन्स , नागपुर - 440 001 ( महाराष्ट्र ) को भेजेंगे । 


6763 GI/ 2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (ii) ] 


अनुसूची 
गांधीग्राम भूमिगत खान 

पाथाखेड़ा क्षेत्र 


टिप्पणी 


कुल 


जिला बैतूल ( मध्य प्रदेश ) 
(रेखांक संख्या सी - I(ई)/II/एफ एफ /938 - 0717, तारीख 18 जुलाई, 2017 ) 

भाग - I 
क्र . | ग्राम का नाम पटवारी तहसील जिला 

क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) 
सर्किल / 

निजी | सरकारी वन 
कम्पार्टमेंट 

संख्या 
1. गांधीग्राम | 5 | घोड़ाडोंगरी बैतूल | 53. 253 | 25 . 175 | 182.69 | 216. 118 
2. | आरक्षित वन | 324 , 325, | घोड़ाडोंगरी बैतूल । 0. 00 । 0 .00 | 351. 888 | 351 .888 
330 

| 53. 253 | 25. 175 | 534.578 | 613.006 


भाग 


भाग 


कुल: 


कुल : 


भाग - II 
1 . गांधीग्राम | 5 | घोड़ाडोंगरी | बैतूल | 9.724 | 2. 454 | 5.541 | 17 .719 | भाग 
2. भोगई - खापा 

घोड़ाडोंगरी बैतूल | 5. 616 | 0 . 144 0 . 00 | 5 .76 भाग 
3. आरक्षित वन | 328 | घोड़ाडोंगरी | बैतूल | 0.00 0. 00 | 2.075 | 2. 075 भाग 

15.34 | 2.598 | 7.616 25 .554 
कुल ( भाग -। + भाग-।।): 

68. 593 | 27. 773 | 542. 194 638 . 56 

हेक्टर या 
1577. 88 

एकड़ 
कुल ( भाग -I + भाग - II ): 68 . 593 हेक्टेयर ( लगभग ) 

या 1577. 88 एकड़ ( लगभग ) 


भाग- I 


अधिसूचित किये जाने वाले सीमा क्षेत्र के , ग्राम गांधीग्राम के प्लाट संख्यांक : 


25 , 27 , 28, 30, 32, 33, 34 , 35, 36, 37, 38 , 39 , 40, 44, 45, 46, 47 , 48 , 49, 50 , 51, 53, 54 , 55 , 56, 58, 59 , 60 , 
63 , 64, 65, 66 , 67 , 69, 70, 71 , 73, 76, 77 , 79, 80 , 81 , 82, 83, 85 , 86, 87, 88, 90 , 93, 95 , 96, 98, 99, 100 , 101 , 
102 , 107 , 109, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 121 , 124 , 126, 128, 129 , 131 , 133 , 136, 138, 140 , 141, 142, 
143, 144, 145, 3 (वन ), 24 ( सरकारी), 26 ( सरकारी ), 29 ( सरकारी), 31 ( सरकारी ), 41 ( सरकारी) , 42 ( सरकारी) , 
43 ( सरकारी), 52 ( सरकारी), 57 ( सरकारी), 61 ( सरकारी), 62 ( सरकारी), 68 ( सरकारी), 72 ( सरकारी), 74 ( सरकारी), 
75 ( सरकारी ), 78 ( सरकारी), 84 ( सरकारी), 89 ( सरकारी), 91 ( सरकारी), 92 ( सरकारी), 94 ( सरकारी), 97 ( सरकारी ), 
103 ( वन ), 106 ( सरकारी), 108 ( सरकारी), 110 ( सरकारी ), 112 ( सरकारी ), 114 ( सरकारी ), 118 ( सरकारी), 120 ( सरकारी) , 
122 ( सरकारी ), 123 ( सरकारी), 125 ( सरकारी ), 127 ( सरकारी), 130 ( सरकारी ), 132 ( सरकारी ), 134 ( सरकारी), 
135 ( सरकारी), 137 ( सरकारी), 139 ( सरकारी) , 146 ( सरकारी). 
आरक्षित वन भूमि : 
कम्पार्टमेंट संख्या 324 ( भाग), कम्पार्टमेंट संख्या 325 ( भाग), कम्पार्टमेंट संख्या 330 ( भाग). 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


भाग - II 
अधिसूचित किये जाने वाले सीमा क्षेत्र के , ग्राम गांधीग्राम के प्लाट संख्यांक : 
6 ( सरकारी ),7 , 8, 9, 10, 103, 17, 18, 19, 20, 147, 148, 149, 150, 151 ( सरकारी), 152, 153 ( सरकारी), 154 ( सरकारी ) , 
155, 156,157 ( सरकारी), 158 ( सरकारी). 
अधिसूचित किये जाने वाले सीमा क्षेत्र के , ग्राम भोगईखापा के प्लाट संख्यांक : 
213, 214, 215/ 2, 216, 217 , 218, 219, 220/ 2, 221, 222, 223,241, 244, 247 , 248 . 
आरक्षित वन भूमि : 
कम्पार्टमेंट संख्या 328 ( भाग ). 
सीमा वर्णन : (भाग - I ) 
क - ख -ग -घ -ड .- च : रेखा ग्राम गांधीग्राम की ग्राम सीमा पर स्थित बिन्दु क से आरंभ होकर उत्तर - पूर्व दिशा में ग्राम शक्तीगढ़ 

और ग्राम गांधीग्राम की सम्मिलित ग्राम सीमा पर स्थित बिन्दु क - ख - ग - घ - ड . - च से होती हुई बिन्दु च 

पर मिलती है । 
च - छ - ज - झ - ञ : रेखा बिन्दु च से आरंभ होकर कम्पार्टमेंट संख्या 324 की बाह्य सीमा से होती हुई उत्तर दिशा में , फिर उत्तर 

पूर्व दिशा में बिन्दु छ - ज - झ से होती हुई कम्पार्टमेंट संख्या 324 में स्थित बिन्दु ञ पर मिलती है । 
ञ - ट - ठ : 

रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 324 में स्थित बिन्दु अ से आरंभ होकर दक्षिण - पूर्व दिशा में बिन्दु ट से होकर दक्षिण 

पश्चिम दिशा से होती हुई बिन्दु ठ पर मिलती है । 
ठ - ड - ढ : 

रेखा बिन्दु ठ से आरंभ होकर दक्षिण - पूर्व दिशा में बिन्दु ड से होती हुई कम्पार्टमेंट संख्या 325 में स्थित बिन्दु 

ढ पर मिलती है । 
ढ - ण - त : 

रेखा बिन्द ढ से आरंभ होकर दक्षिण -पश्चिम दिशा में बिन्द ण से होती हई कम्पार्टमेंट संख्या 330 में स्थित 

बिन्दु त पर मिलती है । 
त - थ - द : 

रेखा बिन्दु त से आरंभ होकर दक्षिण -पूर्वदिशा में बिन्दु थ से होकर कम्पार्टमेंट संख्या 325 में स्थित बिन्दु 

द पर मिलती है । 
द - ध -न -प : 

रेखा बिन्दु द से आरंभ होकर दक्षिण -पश्चिम दिशा में बिन्दु ध- न से होकर बिन्दु ‘ प पर मिलती है । 
प - फ - ब - भ : 

रेखा बिन्दु ‘प से आरंभ होकर उत्तर -पश्चिम दिशा में बिन्दु ‘ फ - ब से होती हुई ग्राम गांधीग्राम की सीमा पर 

स्थित बिन्दु भ पर मिलती है । 
भ - म - य - क : 

रेखा बिन्दु भ से आंरभ होकर दक्षिण-पश्चिम दिशा में बिन्दु म से होकर उत्तर-पश्चिम दिशा में ग्राम 
गांधीग्राम में स्थित बिन्दु म – य से होती हुई ग्राम गांधीग्राम की सीमा पर स्थित बिन्दु क पर समाप्त होती 


सीमा वर्णन : ( भाग - II ) 
क1 - ख1-ग1 : रेखा बिन्दु ‘ क 1 से आरंभ होकर गांधीग्राम भूमिगत खान की सीमा से लगकर होती हुई बिन्दु ‘ ख1 से होती 

हुई बिन्दु ग1 पर मिलती है । 
ग1 -घ1- ड. 1 : रेखा बिन्दु ‘ ग1 से आरंभ होकर उत्तर - पूर्व दिशा में बिन्दु घ1 से होती हुई दक्षिण दिशा में बिन्दु ड . 1 पर 

मिलती है । 
ड . 1 - च1- 01 : रेखा बिन्दु ड. 1 से आरंभ होकर बिन्दु च1 से होती हुई बिन्दु छ1 पर मिलती है । 
छ 1-ज1 - झ1 - 11 : रेखा बिन्दु छ1 से आरंभ होकर दक्षिण- पश्चिम दिशा में बिन्दु ज1 – झ1 से होकर उत्तर दिशा से होती हुई 

बिन्दु 1 पर मिलती है । 
ञ1-ट1 : 

रेखा बिन्दु 1 आरंभ होकर पश्चिम दिशा से होती हुई ग्राम गांधीग्राम की सीमा को पार कर ग्राम 

भोगईखापा में स्थित बिन्दु ट1 पर मिलती है । 
ट1 -81- ड1 : रेखा बिन्दु ट1 से आरंभ होकर दक्षिण दिशा से होती हुई बिन्दु ठ1 से होकर ग्राम भोगईखापा की सीमा को 

पार करते हुए कम्पार्टमेंट संख्या 328 में स्थित तवा पुलिया के पास स्थित बिन्दु ड1 पर मिलती है । 
ड1 -81 - ण1 : रेखा बिनछु ड1 से आरंभ होकर तवा पुलिया को पार करती हुई बिन्दु ढ1 से मिलती है फिर दक्षिण- पश्चिम 

दिशा से होती हुई बिन्दु ‘ ण 1 पर मिलती है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


UT1- 1 -271 : 


71 -61 : 


रेखा बिन्दु ‘ ण1 से आरंभ होकर उत्तर- पश्चिम दिशा से होती हुई तवा पुलिया पार कर बिन्दु त1 से होती हुई 
ग्राम भोगईखापा में स्थित बिन्दु थ1 पर मिलती है । 
रेखा बिन्दु थ1 से आरंभ होकर उत्तर दिशा से होती हुई बिन्दु ‘द1 पर मिलती है । 
रेखा बिन्दु ‘द1 से आरंभ होकर पूर्वदिशा से होकर बिन्दु ‘ ध1 से होती हुई बिन्दु न1 पर मिलती है । 
रेखा बिन्दु न1 से आरंभ होकर आरक्षित वन संख्या 103 के उत्तर -पूर्वदिशा से होकर बिन्दु ‘ क1 पर समाप्त 
and I 


G1-81- 71 : 


91-01: 


[91. 1. 43015 / 37 /2017 - 585 TUE 31S3R ] 

एन. के. सुधांशु , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF COAL 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th November, 2017 
S . O . 3644 ( E ). — Whereas, it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the 
lands in the locality desired in the Schedule annexed hereto ; 

And whereas, the plan bearing number C - I (E ) III/FF/ 938 - 0717 , dated the 18th July, 2017 , containing the 
details of the areas described in the said Schedule can be inspected at the office of the Western Coalfields limited (Land 
and Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur – 440 001 (Maharashtra ) or at the office of the Chief 
General Manager (Exploration Division ), Central Mine Planning and Design Institute Limited , Gondwana Palace , 
Kanke Road, Ranchi – 834 001 (Jharkhand) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata – 
700001 or at the office of the District Collector , District Betul (Madhya Pradesh ) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 of the Coal Bearing Areas 
(Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central 
Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from lands described in the said schedule ; 

Any persons interested in the land described in the said Schedules may - 
Object to the acquisition of the whole or any part of the land , or of any rights in or over such land ; or 
Claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any 
action taken under sub -section ( 3) of section 4 of the said Act; or 
Claim compensation under sub -section (1 ) of section 13 of the said Act in respect of prospecting license 
ceasing to have effect or under sub - section ( 4 ) of section 13 of the said Act for mining lease ceasing to have 
effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure 

incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv ) of sub -section ( 1) of section 13 of the said Act, 
to the office of the Area General Manager, Western Coalfields Limited , Pathakhera Area, Tahsil Ghoradongri, District 
Betul, Madhya Pradesh , 460449 or General Manager , Western Coalfields Limited , Land and Revenue Department, 
Coal Estate , Civil Lines, Nagpur – 440 001 (Maharashtra ) within ninety days from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette . 

SCHEDULE 
Gandhigram Underground Mine 

Pathakhera Area 

District Betul (Madhya Pradesh ) 
(Plan bearing number C -I (E ) III /FF /938 -0717 , dated the 18th July , 2017 ) 


(ii) 


Part I 


Si. 


Tahsil 


District 


Area ( In hectares) 


Rema 


Name of 
Village 


No. 


PCI 
Compart 
ment No. 


rks 


Tenancy 


Govt. 


Forest 


Total 


1 . Gandhigram 


5 


Ghoradongri | Betul 


53. 253 


25 . 175 


182 .69 


216 . 118 


Part 


Reserved 
Forest 


324 , 325 , 

330 


GhoradongriBetul 


0 .00 


0.00 


351.888351.888 


Part 


Sub - total : 


53.253 


25 . 175 


534 .578 


613 .006 


[ HTT II - UUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Part II 


Betul 


9 .724 


2 .454 


5 .541 


17 .719 


Part 


Ghoradongri 
Ghoradongri 


Betul 


5 .616 


0 . 144 


0 .00 


5 . 76 


1. Gandhigram 
2 . Bhogaikhapa 
3 . Reserved 

Forest 


Part 


328 


Ghoradongri 


Betul 


0 .00 


0 .00 


2 . 075 


2 .075 


Part 


Sub -total : 


15 . 34 


2.598 


7 .616 


1 25 .554 


Total (Part I and Part II ): 


68.593 


27 .773 


542. 194 


638 . 56 hectares 
or 1577 .88 acres 


Total (Part I and Part II):638. 56 hectares (approximately) 
or 1577.88 acres (approximately ) 

Part I 
Plot numbers within Boundary in village Gandhigram : 
25 , 27 , 28 , 30 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 44, 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51, 53 , 54, 55 , 56 , 58 , 59, 60 , 63 , 64 ,65, 66 , 
67, 69, 70, 71 , 73, 76 , 77, 79 , 80, 81 , 82 , 83 , 85 , 86 , 87 , 88, 90 , 93 , 95 , 96 , 98 , 99 , 100 , 101, 102 , 107 , 109 , 111, 113 , 
115 , 116 , 117 , 119 , 121, 124 , 126 , 128 , 129 , 131 , 133, 136 , 138 , 140 , 141, 142 , 143 , 144 , 145, 3 (Forest), 24 
(Government) , 26 (Government ), 29 (Government), 31 (Government),41 (Government), 42 (Government) , 43 
(Government), 52 (Government), 57 (Government), 61 (Government), 62 (Government), 68 (Government), 72 
(Government ), 74 (Government ), 75 (Government ), 78 (Government ), 84 (Government ), 89 (Government) , 91 
(Government), 92 (Government), 94 (Government), 97 (Government), 103 (Forest), 106 (Government), 108 
(Government ), 110 (Government ), 112 (Government), 114 (Government), 118 (Government), 120 (Government), 122 
(Government), 123 (Government), 125 (Government), 127 (Government), 130 (Government), 132 (Government), 134 
(Government), 135 (Government), 137 (Government), 139 (Government), 146 (Government). 
Reserve Forest Land : 
Compartment No. 324 (Part), Compartment No. 325 (Part), Compartment No. 330 (Part). 

Part II 
Plot numbers within Boundary in village Gandhigram : 
6 (Government), 7, 8, 9, 10 , 103, 17, 18, 19 , 20 , 147, 148, 149, 150, 151 (Government), 152, 153 (Government), 154 
(Government), 155 , 156 , 157 (Government), 158 (Government). 
Plot numbers within Boundary in village Bhogaikhapa : 
213 , 214 , 215 /2, 216 , 217 , 218 , 219 , 220 /2 , 221, 222, 223, 241, 244 , 247, 248 . 
Reserve Forest: 
Compartment No . 328 (Part ) 
Boundary Description : ( PART - I ) 
A - B - C - D - E - F : 

Line starts from Point ‘ A ’ on boundary of village Gandhigram and passes in North - East 
direction through Point B - CP- D ’- E ’- F on the common village boundary of village 

Shaktigarh and Gandhigram and meets at Point F . 
F - G - H - I - J : Line starts from Point F along the Compartment Number 324 passes in North direction 

then in North -East direction through Points ‘ G ’- H - T and meets at Point “I in 

CompartmentNumber 324 . 
J - K - L : 

Line starts from Point “J’ in Forest Compartment Number 324 , passes in South - East 

direction through Point ‘K ’, then passes in South - West direction and meets at Point L . 
L - M - N : 

Line starts from Point ‘L , passes in South - East direction through Point “ M ’ and meets at 

Point ‘N ’ in Compartment Number 325. 
N – 0 – P : 

Line starts from Point ‘ N ’ in Compartment Number 325 , passes in South -West direction 

through Point ‘O , and meets at Point P in Compartment Number 330 . 
P - Q - R : 

Line starts from Point P , passes in South -East direction through Point Q ’ and meets at 
Point R in Compartment Number 325. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


R - S - T - U : 

Line starts from Point R , passes in South -West direction through Point ‘ S - T and meets at 

Point U . 
U - V - W - X : Line starts from Point ‘U , passes in North -West direction through Point ‘ V - W and meets at 

Point ‘ N ’ on boundary of village Gandhigram . 
X - Y - Z - A : Line starts from Point ‘ X ’, passes in South -West direction through Point ‘ Y then passes in 

North -West direction through Point ‘ Y -Z in village Gandhigram and ends of Point ‘ A ’, on 

the boundary of village Gandhigram . 
Boundary Description : ( PART – II ) 
A1- B1 -C1 : 

Line starts from Point ‘Al’, passes along the mine boundary of Gandhigram UG Mine , then 

passes through point B1 and meets at point C1 . 
C1 -D1- E1 : 

Line starts from point C1 passes in north east direction through point ‘D1 , then passes in 

south direction and meets at point E1 
E1 - F1-G1 : 

Line starts from Point ‘El’, passes through point · Fl’ and meets at Point ‘Gl’. 
G1 -H1- 11 - J1 : 

Line starts from Point ‘Gl’, passes in south west direction through points ‘Hl’- Il and 

meets at Point ‘ J1 . 
J1 - K1 : 

Line starts from Point Jl , passes in west direction crosses the boundary of village 

Gandhigram village then meets at point ‘Kl’ in village Bhogaikhapa. 
K1- L1-M1 : 

Line starts from Point ‘Kl’, passes in south direction through point Ll’, crosses the 

boundary of village Bhogaikhapa and meets at point M1 in Forest Compartmentno. 328 . 
M1 -N1- 01: 

Line starts from Point ‘Ml’, crosses the Tawa bridge, passes through point ‘Ni’, then passes 

in south west direction and meets at point ‘Ol . 
01- P1 - Q1 : 

Line starts from Point O1 , passes in north west direction , crosses the Tawa Bridge, passes 

through point P1 and meets at point Q1 in village Bhogaikhapa. 
Q1 – R1 : 

Line starts from Point Ql’, passes in north direction and meets at Point ‘R1 . 
R1 – S1- T1 : 

Line starts from Point ‘R1’, passes in east direction , then passes through point S1 and meets 

at point T1. 
T1 - A1 : 

Line started from Point ‘ Tl’, passes in north -east direction from Revenue Forest Number 
103, ends at Point ‘ Al’. 

[F. No. 43015/37 /2017-LA & IR ] 

N . K . SUDHANSU , Jt. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2017 .11.22 
11 :55:21 + 05 30 


